सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 ज्येष्ठ , 1944 ( श ० ) 

8 जून , 2022 ( ई ० ) 

विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 

भाग -5 – झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 

- 

भाग - 9 - क- वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 -ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 

पूरक- 

पूरक " अ " 


संख्या 19 राँची , बुधवार 

- 


पृष्ठ 

भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 143-149 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 - क- स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 

भाग 1 - ख- - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी. , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी . सी.ई. , डिप ० - इन- एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 

एवं नियम आदि । 

भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 8 जून , 2022 

144 

भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 

अधिसूचना 
1 जून , 2022 

संख्या -09 / आरोप - देवघर -05 / 2021-1821 ( 09 ) / रा . , -- श्री राहुल चौबे , तत्कालीन जिला अवर निबंधक , 
देवघर द्वारा देवीपुर अंचल अंतर्गत मौजा - हाडोकुरा , थाना सं ० - 42 , खाता सं ० - 05 एवं 06 के कुल- 3.95 
( तीन एकड़ पंचानबे डिसमिल ) भूमि बिक्री ( Conveyance ) विलेख का निबंधन देर रात को व्यक्तिगत 
आर्थिक लाभ हेतु निष्पादित करने , एस ० पी ० टी ० , एक्ट , 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निबंधन 
का कार्य करने , सरकारी भूमि का निबंधन जानबुझ कर करने इत्यादि के आरोप में उपायुक्त - सह - जिला 
दण्डाधिकारी कार्यालय , देवघर का पत्रांक -506 , दिनांक -26.08.2021 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र ‘ क ’ प्राप्त 
हुआ है । 

2. आरोप पत्र प्रपत्र ' क ' में गठित आरोपों के संबंध में श्री चौबे द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है । 
3. श्री चौबे के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ' क ' में गठित आरोप , उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध 
अभिलेखों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री चौबे के विरुद्ध प्रपत्र ' क ' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड 
सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 के नियम -17 के तहत विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री रामाकान्त सिंह , ( सेवानिवृत्त भा ० प्र ० से ० ) विभागीय जाँच 
पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है । 

5. अपर समाहर्त्ता , देवघर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है । 

6. श्री रामाकान्त सिंह , ( सेवानिवृत्त भा ० प्र ० से ० ) कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के लिए विभागीय जाँच पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 

अंजनी कुमार मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


145 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 8 जून , 2022 

राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 

प्रभार रिपोर्ट 
10 जनवरी , 2022 

अनुसूची -53 

वि ० नि ० फारम - 3 

फारम सं ० - 202 

( वि o नि o नियम - 86 द्रष्टव्य ) 

ज्ञापांक -38 / रा ० , --अधोहस्ताक्षरी , मैं श्री एल ० खियांग्ते , भा ० प्र ० से ० ( झा ० : 88 ) उपार्जित अवकाश के 
उपभोग के पश्चात् आज दिनांक 10.01.2022 के पूर्वाहन में अपर मुख्य सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची का अतिरिक्त प्रभार स्वतः ग्रहण करता हूँ । 

- 

( कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या - 1 / विविध - 
824/2012 का 0 - 8599 , दिनांक- 17.12.2021 द्रष्टव्य ) । 

एल ० खियांगते , 
भारग्राही पदाधिकारी । 


146 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 8 जून , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं JITENDRA KUMAR SINGH अन्य नाम JEETENDRA KUMAR SINGH पिता 
SATYA DEO SINGH , शपथ पत्र सं ० 143 , दिनांक 6 जून , 2022 के अनुसार JITENDRA KUMAR 
SINGH के नाम से जाना जाऊँगा । 

JITENDRA KUMAR SINGH एवं JEETENDRA KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 

PRESENT RESIDENT 

VILL.- BAJUDIH , 

P.O.- ATAULA , 

P.S. - MERAL , 

DIST.- GARHWA , 

JHARKHAND 

प्रकाशनार्थ सूचना 

MUNNA PRASAD YADAV MUNNA PRASAD RAM KUMAR 

YADAV , शपथ पत्र सं ० 546 , दिनांक 3 जून , 2022 के अनुसार MUNNA PRASAD YADAV के 
नाम से जाना जाऊँगा । 

MUNNA PRASAD YADAV एवं MUNNA PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

PRESENT RESIDENT 

QR . NO.- NEW ST 937 , 

DHURWA , 

P.O. & P.S. DHURWA , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 834004 

- 

JHARKHAND 


147 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 8 जून , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं GOPAL CHANDRA ROY अन्य नाम GOPAL CHANDRA PANDEY पिता 
NAFAR CHANDRA ROY , शपथ पत्र सं ० 328 , दिनांक 7 अप्रैल , 2022 के अनुसार GOPAL 
CHANDRA ROY के नाम से जाना जाऊँगा । 

GOPAL CHANDRA ROY एवं GOPAL CHANDRA PANDEY दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 

PRESENT RESIDENT 

SECTOR 12A , 

QR.NO. -1371 , B.S . CITY , 

DIST.- BOKARO , 
JHARKHAND 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RAHUL , NAMAN RAJ ( अन्य नाम NAMAN ) का पिता शपथ पत्र सं ० 149 , 
दिनांक 22 मार्च , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा NAMAN RAJ 
( जन्म तिथि 13 सितम्बर 2014 ) के नाम से जाना जायेगा । 

NAMAN RAJ एवं NAMAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

PRESENT RESIDENT- 

SECTOR- 3 / E , 

QR . NO.- 223 , 

P.O.- SECTOR- 3 , 

P.S. - B.S. CITY , 

DIST.- BOKARO , 

JHARKHAND 


148 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 8 जून , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं BIDESHI MAHATO अन्य नाम RAJNATH MAHATO पिता Late RANJIT MAHATO , 
शपथ पत्र सं ० 78 , दिनांक 5 अप्रैल , 2022 के अनुसार BIDESHI MAHATO के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

BIDESHI MAHATO एवं RAJNATH MAHATO दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

PRESENT RESIDENT 

VILL.- KANDARBERA , 

P.O.- KANDARBERA , 

P.S. - CHANDIL , 

DIST.- SARAIKELLA- KHARSAWAN , 
JHARKHAND 

प्रकाशनार्थ सूचना 

PUSHPA NISHADANANNYA KUMARI KRISHNA NISHAD , 

शपथ पत्र सं ० 1210 , दिनांक 25 मई , 2022 के अनुसार PUSHPA NISHAD के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

PUSHPA NISHAD एवं ANANNYA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है । 

PERMANENT RESIDENT- 

BARA NIMDIH , 

CHAIBASA , 

PASHCHIMI SINGHBHUM , 

PIN- 833201 

JHARKHAND . 


149 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 8 जून , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SAGAR KUMAR अन्य नाम ADARSH KUMAR पिता HARERAM PASWAN , शपथ 
पत्र सं ० 87 , दिनांक 25 मई , 2022 के अनुसार SAGAR KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा । 
SAGAR KUMAR एवं ADARSH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

PRESENT RESIDENT 

INDU SADAN , SUNDAR BIHAR , 

KOKAR , 

P.O.- G.P.O. 

P.S.- SADAR , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 834001 

JHARKHAND 

अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 19 50 I 


